निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 732 ) 


1 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 23 सितम्बर 2013 


ऊर्जा विभाग 


- - 


- - - 


अधिसूचना 

10 सितम्बर 2013 
सं0 प्र02 / ज0वि0नि0 - 14 / 08 - 26 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 08 ( ज्ञापांक - 944 ) दिनांक 28.02.2011 के 
द्वारा बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0, पटना के प्रबन्ध निदेशक के पद पर श्री अशोक कुमार पाण्डेय , चीफ 
इंजीनियर, ( बी0आर0ई0पी0 ) एन०एच०पी०सी० लि0, पटना की नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए की गई थी । 

___ श्री पाण्डेय के विरूद्ध एन0एच0पी0सी0 लि0 में पदस्थापन के दौरान विद्युतीकरण कार्यों के विरूद्ध 
सी0बी0आई0 द्वारा दर्ज प्राथमिकी एवं एन०एच०पी0सी0 द्वारा दी गई अभियोजन की स्वीकृति तथा अन्य अनियमितताओं 
के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0, पटना के पद से कार्य मुक्त 
करते हुए इनकी सेवा एन०एच०पी०सी० को वापस की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 732-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


